-- 


3 
. 


--- 


326 . 


HARYANA GOVT.GAZ ., JUNE 17 , 2003 (JYST. 27 , 1925 SAKA) 


[ PART I 


सिंचाई विभाग 


+ 


आदेश 


दिनांक 4 जून , 2003 
संख्या 6225/ LC -III.-- चूंकि भूमि अर्जन के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 10393 / 
LC-III दिनांक -2 सितम्बर , 2002 में पठित धारा 4 के अधीन प्रकाशित है तथा अधिसूचना संख्या 2212/ LC- III दिनांक 13 मार्च, 2003 में 
पठित धारा 6 (छह) में वर्णित भूमि , गांव सहराला, तहसील पलवल, जिला फरीदाबाद व गांव लोहसिंघानी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव में 
सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू सहराला माईनर के निर्माण के लिये अपेक्षित घोषित की गई है । अतः इस लिये अब भूमि 
अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 7 ( सात) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा भूमि अर्जन 
समार्हता भिवानी को उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित भूमि को अधिग्रहण करने का आदेश देते हैं । 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार | 


वाई ० के ० गोयल , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, फरीदाबाद । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 4th June , 2003 


No. 6225/LC-III. - Whereas the land described in the Haryana Government notification No. 10393/ LCIII dated 
2nd September, 2002 and published in Haryana Government Irrigation Department Gazette dated 28th. September, 
2002 issued under section 4 and notification No. 2212/LC III and published to be needed at the expenses of the 
Irrigation Department Haryana for a public purpose namely construction of Sehrala Minor in village Sehrala Tehsil 
Palwal, Disrict Faridabad and village Lohsinghani of Tehsil Sohna , District Gurgaon . 

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 (seven ) of Land Acquisition Act , 1894, the 
Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector Bhiwani to take order for the acquisition of land 
described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid notification . 


By order of Governor of Haryana. 


Y.K. GOEL , 
Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , 

Sector 16 - A , Faridabad . 


35955 - C.S.-- H . G. P., Chd . 


* 4 


. 


kath 


